रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L.- 33004/99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PART -- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 8, 2011 / फाल्गुन 17 , 1932 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932 


सं . 55 ] 
No. 55} 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011 

सं. 37 ( आर ई- 2010 )/ 2009- 2014 
विषय : सोना मसूरी और पोन्नी साम्बा चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य ( एमईपी ) । 

फा . सं . 01 /91 / 180 / 775 / एएम 10 / एक्सपोर्ट सैल.---विदेश व्यापार नीति , 2009 - 2014 के पैराग्राफ 2.4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , महानिदेशक विदेश व्यापार , एतद्द्वारा गैर - बासमती चावल ( सोना मसूरी , पोन्नी साम्बा और मट्टा चावल किस्में ) के 
1,50,000 मीट्रिक टन के निर्यात की प्रक्रिया से संबंधित सार्वजनिक सूचना सं. 36 ( आर ई-2010)/2009 - 2014, दिनांक 01 -03 -2011 में 
निम्नलिखित संशोधन करते हैं । अधिसूचना सं. 21 ( आर ई - 2010)/ 2009 - 2014,दिनांक 10 फरवरी , 2011 के द्वारा चावल की इन तीन किस्मों 
का निर्यात संबंधित मात्रा सीमा के साथ अनुमत किया गया था । 

2. सार्वजनिक सूचना सं. 36 ( आर ई - 2010 )/ 2009 - 2014, दिनांक 01 - 03 - 2011 के पैरा 3 के अंत में सं. ( iv ) के बाद एक नया 
उप - पैरा ( v ) जोड़ा जाएगा | नया उप - पैरा 3( v) निम्नानुसार होगा : 


# 3................................... 


. . . . . . . . 


. . . 


( v ) गैर - बासमती चावल की सोना मसूरी और पोन्नी साम्बा किस्मों का निर्यात 850 अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम 

निर्यात मूल्य ( एमईपी ) की शर्त के अधीन होगा । " 
3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : 

चावल की सोना मसूरी, पोन्नी साम्बा और मट्टा किस्में अधिसूचना सं. 21 , दिनांक 10 - 2- 2011 के अनुसार निर्यात के लिए अनुमत 
की गई थीं । अब सोना मसूरी चावल और पोन्नी साम्बा चावल के लिए 850 अमरीकी डालर का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है । 
मट्टा चावल के लिए कोई न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है । सार्वजनिक सूचना सं. 36 ( आर ई - 2010)/ 2009 - 2014, दिनांक 
01 - 03 - 2011 की अन्य शर्तोंमें कोई परिवर्तन नहीं है । 

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


895 GI/ 2011 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I — Sec . 1] 
-MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 8th March , 2011 

No. 37 (RE - 2010 )/2009 -2014 
Subject : Minimum Export Price (MEP) for export of Sona Masuriand Ponni Samba rice. 

F. No. 01 /91/ 180 /775 /AM 10 / Export Cell. — In exercise of the powers conferred by Para 2 .4 of the Foreign 
Trade Policy, 2009 - 2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Public Notice 
No . 36 (RE -2010 )/2009 -2014 , dated 01- 03 -2011 relating to procedure for export of 1,50,000 MTs of Non -Basmati Rice 
( Sona Masuri, Ponni Samba and Matta rice varieties). Notification No . 21(RE -2010 )/2009 - 2014, dated 10th February, 
2011 had permitted export of these 3 varieties of rice with respective quantity ceilings. 

2 . A new sub -para (v ) shall be added after number ( iv ) at the end of para 3 of Public Notice No . 36 (RE- 2010 ) 
2009 -2014 , dated 01- 03 -2011. The new sub -para 3( V) will be as under : 

" 3 . . 
(v ) The export of Sona Masuri and Ponni Samba varieties of Non -Basmati rice shall be subject to a Minimum 

Export Price (MEP ) of USD 850 per MT.” 
3 . Effect of this Public Notice : 

Sona Masuri, Ponni Samba and Matta varieties of rice were permitted to be exported as per Notification No, 
21 of 10 -02 - 2011 . Now , MEP of USD 850 has been prescribed for Sona Masuri rice and Ponni Samba rice. No MEP is 
being prescribed for Matta rice . There is no change in other conditionsmentioned in Public Notice No. 36 (RE- 2010 ) 
2009-2014 , dated 01-03 - 2011. 


ANUP K . PUJARI, Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


